सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 अग्रहायण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 1048 राँची, गुरुवार, 


19 दिसम्बर , 2019 ( ई ०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 


17 दिसम्बर , 2019 


संख्या 5/ आरोप- 1-85/ 2018 का०-10050-- श्रीमती नुपुर नलिनी भगत, झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच , 
गृह जिला- लोहरदगा), तत्कालीन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची के विरूद्ध बन्दोबस्त पदाधिकारी , 
राँची के पत्रांक -30 , दिनांक 15.02.2018 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र - क एवं आरोपों के प्रसंग में श्रीमती 
भगत द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की प्रति राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पत्रांक -2803( 9), दिनांक-03.07.2018 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है । श्रीमती भगत के 
विरूद्ध बिहार राज्य से प्राप्त महत्वपूर्ण नक्शा सुरक्षित रखने वाले कक्ष में दिनांक 22.08.2016 को 
ग्रील लगाने के आदेश के अनुपालन में उदासीनता बरतने, प्लॉटर एवं स्कैनर के कार्टिज एवं प्रिंटिंग 
पेपर रोल के क्रय संबंधी संचिका पर कार्रवाई करने में टालमटोल करने , मशीनरी उपकरण एवं उपस्कर 
मद में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध विपत्र सं०- 194/ 2016-17 एवं 191/ 2016-17 बिना हस्ताक्षर किये 
विपत्र लिपिक को वापस करने एवं प्रिंटिंग प्रेस स्थापना हेतु मशीनरी एवं उपकरण मद में प्राप्त 
आवंटित राशि के विरूद्ध उपस्कर क्रय संबंधी कार्य सूचना देने के पश्चात् भी सम्पादित नहीं करने 
संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 19 दिसम्बर, 2019 

श्रीमती भगत के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -7416, दिनांक 03.10.2018 द्वारा 
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी तथा इसके लिए 
स्मारित भी किया गया । उक्त के आलोक में राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, 
राँची के पत्रांक -3062, दिनांक 13.08.2019 द्वारा श्रीमती भगत के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध 


कराया गया । 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए 
इस मामले में श्रीमती भगत को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 1048 -- 50 


